


जोडी की पहली खुदाई 


न 


। 4 
४ | है 
हर है है बह 
। आह #् 
जब्त, 
ऐ 
|! हु 
ह ५ 
.  जिज-आओं 


. + >> माल... 


है 


२ 
"६. 
$! 


हू |्र 





>ड 2 
५ 





जोडी ने एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बनने का सपना देखती थी. वो भी 
अपने पिता की तरह दूर-दराज के स्थानों की यात्रा करना चाहती थी, 
ऐतिहासिक स्थानों की खोज करना चाहती थी और पृथ्वी के अंदर 
छिपे खजाने को खोजना चाहती थी. 








अप बहुत छोटी हो," उसके बड़े 

| का उपयोग करते हैं." 

दा 'तुम अभी उतनी ताकतवर नहीं हो," उसके दूसरे भाई एली ने कहा. "पुरातत्वविद 
भर-भर कर पत्थर और मिट्टी उठाते हैं." 

"शायद जब तुम बड़ी हो," उसकी माँ ने कहा. माँ अपने दोनों बेटों के बैग, पैक करने 

में व्यस्त थीं. छुट्री का दिन था और लड़के कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे थे. 

"शिमी, तुम्हारा दूसरा जूता कहाँ है?" 

"शायद कोठरी के अंदर होगा," उसने जवाब दिया. 





भाई शिमी ने कहा. "पुरातत्वविद बड़े-बड़े 

















जोडी, अँधिरी कोठरी की रद 
भरी गहराइयों में रेंगती 

अंदर गई. 

"मिल गया!" उसने कहा 


"तुम्हारी नज़र काफी तेज़ है," 
माँ ने कहा. "देखो, तुम यहाँ 
पिताजी के पास रहना. मैं 
तुम्हारे भाइयों को शिविर में 
छोड़कर आती हूँ." 


कमा-- बाछ. धो 
जद) आवक कथा 7 ह>की 
पक ऋ कारण 7५ 
जन 


न. 
0 | ॥)। 


कर > 
ट् के 
जल अ्राओ सात 


७.90 5 आओ 









जोडी कार में फावड़ा, बाल्टी, पानी की 
बोतलें और नाश्ता रखने के लिए दौड़ी. 


जोडी ने पिताजी को उनके कमरे में पाया. उनके चारों ओर कागजों का एक ढेर लगा था. "डेडी, क्या आप मुझे 
पोम्पेई के खंडहर दिखाने ले जा सकते हैं?" 

"वो बहुत दूर इटली में हैं. इतनी दूर जाने की बजाए तुम उनके बारे में कोई किताब क्‍यों नहीं पढ़ती हो." 

जोडी ने आह भरी. "अगर मैं कभी न पर नहीं जाऊंगी फिर मैं एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद कैसे बनूंगी? 
पुरातत्वविद बनने के लिए पढ़ना पर्याप्त नहीं है. मैं अपने हाथ में फावड़ा उठाना चाहती हूं, और सिर पर सूरज की 
तपती गर्मी में खुदाई करना चाहती हूँ." 

"और मकड़ियों का क्या?“ पिताजी ने पूछा. 

"पुरातत्वविद मकड़ियों से डरते नहीं हैं," जोडी ने कहा. 

"देखो," पिताजी ने कहा. "मैं तुम्हें पोम्पेई तो नहीं ले जा सकता, लेकिन प्रोफेसर हॉफ़र उस जगह की खुदाई कर 
रहे हैं जहां यहदा मैकाबी ने सीरियाई लोगों से लड़ाई लड़ी थी. उन्होंने खुदाई में क्या पाया? वो मुझे दिखाना चाहते 
हैं. चलो, आज वहां चलते हैं!" 











फिर पिताजी यरूशलेम में, पहाड़ी के नीचे, औवरपास के नीचे 
मोदीइन तक गए. वहां उन्होंने कार को पार्किंग में उस चिन्ह के 
पास खड़ा किया जिस पर लिखा था: 


खुदाई वाले इस और संभाल कर कदम रखें 
फिसले तोफिर आप अतीत में जा सकते हैं 







हे 


*-श्क 





“हो सकता है कि मुझे यहाँ यहूदा की तलवार मिल 
जाए या कोई गुप्त मार्ग मिल जाए," जोडी ने कहा. 


फिर उसने पहाड़ी पर खड़े लोगों के वे खुदाई की 
ओर इशारा किया. "देखिए पिताजी, वे करने 
वाले लोग हैं." 







जोडी और उसके पिता पहाड़ी पर चढ़ गए. 
के देर बाद उन्हें प्रोफेसर हॉफ़र मिले. 

चौड़े कंधों वाले एक ऊंचे आदमी थे और 
उनके सर पर हरे रंग की एक टोपी थी. 
उन्हें देखकर प्रोफेसर ने टोपी लहराई. 








"यह मेरी बेटी जोडी है," पिताजी ने कहा "वो एक 
हक आग बनना चाहती है. हम यहां यह देखने के लिए 
कि आपने क्या-क्या खोजा है." 


"एक बहुत ही असामान्य छेद," प्रोफेसर ने कहा. फिर 
टोपी को 2208 , उन्होंने अपने सिर को छेद के 
अंदर डालने की की. उन्होंने पहले एक कंधे से 
और फिर दूसरे कंधे से झूलने की कोशिश की. 


"बाहर निकालो," वो ज़ोर से चिल्लाए. 
"उन्होंने क्या कहा?" जोडी ने पूछा. 


"मुझे लगता है कि उसका मतलब है कि हमें उन्हें बाहर 
निकालना चाहिए," पिताजी ने कहा 













एक बार प्रोफेसर हॉफर खड़े हुए तब उन्होंने कहा. "ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बहुत दिलचस्प 
है. लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा हूँ इसलिए मैं अंदर जाने में असमर्थ हूँ. छेद गत त संकीर्ण है, 
और वहां घुप्प अँधेरा है. लेकिन अगर हम एक बड़ा छेद खोदते हैं, तो वो ढह सकता है." 


जब प्रोफेसर और जोडी के पिता आगे क्या करना है उसके बारे में सोच रहे थे, तब तक जोडी खुदाई 
वाले स्वयंसेवकों के पास चली गई. 








पहाड़ी पर मलबे को खुदाई करने वालों की कतार, बाल्टियों में 
एक-दूसरे को पकड़ा रही थी. "क्या तुम बाल्टी ब्रिगेड में शामिल 
होना चाहोगी?" उनमें से एक ने पूछा. 


जोडी ने एक फावड़ा उठाया और तपती हुई सूरज की गर्मी में 
खोदना शुरू किया. मलबा धीरे-धीरे जमा होता रहा. अब खुदाई 
करना पहले की तुलना में मुश्किल महसूस हो रहा था "पुरातत्व 
बहुत कठिन काम है," जोडी ने खुद से कहा. 





अं. 


ध् 
न 
भ्या है क के थ्र्ट 


की 





पे #गाननाः सिजाओं 
रु 


अं ह बन्के 
डे हे फ् जे 
| आयें है 
ः | थ हु 
८ 
8! ५ 












वो आराम करने के लिए रुकी और फिर अपने पिता और प्रोफेसर हॉफ़र के पास वापस चली गई... « अ 
"अगर मैं छोटा होता, और मेरी आँखें तेज होती," प्रोफेसर ने कहा, "तो मैं उस छेद के अंदर देख सकता था." 
वो सुनकर जोडी के दिमाग में एक विचार आया. उसने प्रोफेसर साहिब के कंधे को थपथपाया. 

"क्षमा करें, प्रोफेसर. मैं एक पुरातत्वविद को जानती हूं जो छोटी है और जिसकी नज़र बहुत तेज़ हैं." 

"और वो कौन है?" प्रोफेसर ने पूछा 

"मैं!" जोडी ने कहा. 

"देखो, तुम खुदाई करने के लिए अभी बहुत छोटी हो," प्रोफेसर ने उत्तर दिया. 

"मैं बाल्टी में आसानी से बैठ हो सकती हँ और फिर आप मुझे छेद में नीचे डाल सकते हैं. वहां, में आपकी 
आंखें बन सकती हूं. पिताजी ने मुझे पुरातत्व के बारे में काफी कुछ सिखाया है," जोडी ने कहा "अगर कुछ 
महत्वपूर्ण होगा, तो वो मुझे तुरंत दिखाई देगा." 
"मुझे नहीं पता," प्रोफेसर ने कहा. 

"चलें, जोडी को एक मौका देते हैं," पिताजी ने कहा. 


« !: कआ१- भ ४ 
ऋण >] ०.० - अं ७. पा है" 
. . जैक. मे ७ + «+,> फू भ् 


इससे पहले कि वे अपना मन बदल पाते, जोडी बाल्टी के अंदर चढ़ 
गई. प्रोफेसर ने सुरक्षा के लिए जोडी की कमर में एक रस्सी बांध दी. 
पिताजी उसे एक टॉर्च दी और कहा, "मुझे आशा है कि तुम्हें मकड़ियों 
से डर नहीं लगता होगा." 


मकड़ियां?" जोडी ने कहा, "पुरातत्वविद, मकड़ियों से नहीं डरते हैं." 











। 226 ॥:अ0 ८: अल: 73:57 5॥ 877 80 थ ॥ 


॥१2॥0:777६६4॥२8 / कि" लए है ॥[-हघऔ0 हल: कपल है| 
६० 7 हआ 82755 /-875 है ज है ।है। तन ९४० २१० ॥॥॥| 


(२ 28 87000 7५ 825 4॥30.॥ 

जोडी ने अपनी उँगलियाँ दीवारों से सटा दीं. 

(न: ॥ 3772४ अ।7/4।6॥57९ ०८९: /6५।6: 880 

52 0।0०/32।62॥: है (९६27 6:॥7। 6 । 0 | २०५९ और है: 70]। 
00 है| हर 258 78760: ६ै॥ 0 ८ नील 
जोडी ने जारी रखा. "मुझे लगता है कि मैं उस गली में रेंग सकती हूँ" 
"इस बार नहीं," पिताजी ने कहा, "अब हम तुम्हें वापिस ऊपर खींच रहे हैं." 






कृषया बाल्टी मेंद्वाप्रस बेलोएक्ोफिसरने कहा 
< * «जब उन्होंने बाल्टी को झच्का दिय तब् 


॥। लण्ड 
कह 


ख 
क्र 


"तुमने जो देखा वो हमें बताओ," प्रोफेसर ने जोडी से ऊपर आने के बाद कहा. 


"वहां पर मुझे भूमिगत मार्गों की एक भूलभुलैया जैसी दिखाई दी," जोडी ने 
बताया. 











जोडी ने अपनी कसी हुई मुट्ठी खोली. 
"तो फिर आगे एक और प्रवेश द्वार ज़रूर होना चाहिए," "और यह," उसने अपनी मुट्ठी खोलते हुए कहा. 
प्रोफेसर ने कहा. "और कुछ?" "उसके पास क्या है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं," 

बाकी छात्रों ने कहा, और वे चारों ओर इकट्ठा हो गए. 














फिर प्रोफ़ेसर हॉफ़र ने जोडी को अपने चौड़े कंधों पर बैठाया. 
"एक तीर!" एक छात्र चिल्लाया. 
"यहूदा मैकाबी के काल का?" दूसरे ने पूछा. 


"हो सकता है," प्रोफेसर ने कहा. "आपको क्या लगता है - मैकाबी इतने 
नीचे कैसे उतरे होंगे?" 


जोडी मुस्कुरा दी. "वे छोटे-छोटे मार्गों में रेंगने के लिए काफी फुर्तीलि रहे 
होंगे, वे इतने बहादुर होंगे कि उन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता होगा, और 
उन न लोगों से लड़ने में सक्षम होंगे जो सोचते थे कि वे जीत नहीं 
पाएंगे." 


"बिल्कुल मेरी जोड़ी की तरह," पिताजी ने कहा. 





फिर उन्होंने प्रोफेसर हॉफ़र से अलविदा कहा और वे 
पहाड़ी से नीचे उतरे. अंडरपास से गुजरने के बाद वे वापस 
यरुशलम चले गए, जहाँ माँ उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं. 


समाप्त 


